निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 282 ) 


20 ज्येष्ठ 1933 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 10 जून 2011 


पंचायती राज विभाग 


अधिसूचना 

6 जून 2011 
सं० 6प / स्थाo / रा0नि0 - 06 / 2010 – 4057 – भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम , 1992 के 
प्रावधानों के आलोक में अधिनियमित बिहार पंचायत राज अधिनियम , 2006 की धारा - 123 में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल श्री एच0 सी0 सिरोही, भा0प्र0से0 (1979 ) को राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य 
निर्वाचन आयुक्त के रूप में पद्भार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त करते हैं । नियमानुसार इनकी नियुक्ति 5 (पाँच ) 
वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक , जो पहले हो , के लिए होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह०) अस्पष्ट , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 282 -571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website: http: // egazette. bih. nic.in 


